


रोमुलस और रेमुस 


रोम शहर की कहानी 
ऐनी रॉकवेल 








रोमुलस और रेमुस 


रोम शहर की कहानी 
ऐनी रॉकवेल 

















अध्याय 4 


एक बार दो जुड़वां भाई थे. वे अपनी 
माँ के साथ एक जंगल में रहते थे. एक 
का नाम रोमुलस था. दूसरे का नाम रेमुस 
था. रोमुलस और रेमुस जुड़वां थे. वे एक 
चीज़ को छोड़कर लगभग एक जैसे दिखते 
थे. रोमुलस, रेमुस से थोड़ा बड़ा लगता था. 





एक वसंत के दिन, उनकी मां ने दोनों 
भाइयों को एक टोकरी में रखा और वो 
उन्हें तिबर नदी के किनारे ले गईं. रोमुलस 
और रेमुस टोकरी में ही सो गए, जबकि 
उनकी माँ नदी में कपड़े धोती रही. पहाड़ों 
में तेज़ी से बफ पिघल रही थी. 


नदी में पानी ऊंचा और ऊंचा होता गया. 


जल्द ही पानी इतना ऊँचा हो गया कि वो 
टोकरी को नदी के किनारे से बहा ले बहा ले गई. 


रोमुलस और रेमुस टोकरी के अंदर सोए हुए 
थे. टोकरी, नदी में तैरने लगी. 

जो कुछ हुआ उसे माँ ने नहीं देखा. 

माँ कपड़े धोने और उन्हें धूप में सुखाने में 
बहुत व्यस्त थी. 








अध्याय 2 
दोनों भाई एक बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे 


रोमुलस और रेम॒स सोते रहे और उनकी थे जो तिबर नदी के किनारे उग आया था. 
टोकरी एक छोटी नाव की तरह तैरती रही. 

जल्द ही टोकरी एक झटके के साथ 
किनारे से जाकर टकराई. वो जगह वहाँ से 






बहुत दूर थी हाँ उनकी माँ कपड़े धो रही थी. 
अब रोमुलुस और रेमुस इतनी दूर थे कि 
उनकी माँ उन्हें ढूंढ नहीं सकती थी. 





| 
८ 5... 


वो अंजीर का पेड़ एक ऊँची पहाड़ी 
के पास था जिसका नाम पेैलेटाइन 
हिल था. पेड़ के नीचे एक भेड़ियों की 
माँ रहती थी. जब उनकी टोकरी एक 
झटके के साथ टकराई तब रोमुल्लस 
और रेमुस जाग गए. अब वे बहुत 
भूखे थ! वे बहुत भूखे थे. वे रोने 
लगे. 

"वा! वा! वा!" रोमुलस ओर रेमुस 
रोए. रोमुलस थोड़ा जोर से रोया 
क्योंकि वो कुछ बड़ा था. 






>> कक. २ ३४५ 
-> | ; का 
" # 5 ५ 
॥0॥ /॥0॥ ॥ ० जे 4 
/! “3 
५ ह्ड 


हे 
की 


22 ८2 
#*, /// $/। 





है /7 प | 
! | ५ हु / क 
मा नं 
८4 / 7 


डा ७००“ # : + 


| 
| हि 


<, 





माँ भेड़िया ने उन्हें रोते हुए सुना. 
माँ भेड़िया को वे छोटे, प्यारे, भूखे 
भेड़िये के शावकों की तरह लग लगे. 
उसे पता था कि वे बच्चे भूखे थे, 
इसलिए उसने उन्हें खाना खिलाया. 







रोमुलस ओर रेमुस तिबर नदी के किनारे 
उगने वाले बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे भेड़िये 
की माँ के साथ ही रहने लगे. वे छोटे प्यारे 
भेड़िये के बच्चों के साथ खेलते थे. 





माँ भेड़िया ने उनकी अच्छी देखभाल 
की. जब भी उन्हें भूख लगती वह उन्हें 
खाना खिलाती. दोनों भाई जल्द ही बड़े 
और मजबूत बने. 








अध्याय ३ 


रोमुलस और रेमुस हर साल बड़े होते 
गए. 

वैसे वे दोनों बड़े थे, लेकिन रोमुलस उनमें 
थोड़ा अधिक बड़ा था. 

दोनों लड़के तेज दौड़ते थे, लेकिन रोमुलस, 
रेमुस से कुछ ज़्यादा तेज दौड़ता था. 

दोनों लड़के ऊेची छलांग लगाते थे. 
लेकिन रोमुलस हमेशा, रेमुस से कुछ ऊंची 
छलांग लगाता था. 





रोमुलस ओर रेमुस को लड़ना पसंद 
था. वे भेड़ीयों के बच्चों से लड़ते थे. 
वे आपस में भी झगडद़ते थे. 


जब भी रोमुलस और रेमुस लड़ते, 
तब रोमुलस जीतता था. 

पर रेमुस को वो पसंद नहीं था. 

और फिर उन दोनों में और लड़ाई 
होती थी. 





एक दिन, उनकी भेड़िया माँ ने उन्हें 
बुलाकर कहा, "सुनो, लड़कों! अब बहुत हो 
गया. आगे से कोई लड़ाई नहीं होगी. 
रोमुलस ओर रेमुस-क्या तुम मेरी बात 
सुन रहे हो?" 


"हां, माँ," रोमुलस ने कहा. 


"हाँ, मां," रेमुस ने कहा. 

दोनों भाइयों ने अच्छा बनने की कोशिश की. 

फिर रोमुलस और रेमुस ने तीन सप्ताह तक 
एक-दूसरे से लड़ाई नहीं की. 





अध्याय 4 


साल बीतते गए और फिर रोमुलस के 
रेमुस बड़े हो गए. 

वे अभी भी लड़ते थे, लेकिन रोमुलस को 
चीजें बनाना पसंद थीं. 

रेमुस को दौड़ना और शिकार करना 
पसंद था, उसे चीजें बनाना पसंद नहीं थीं. 








जा... 


हैं“ आल 


+॑+न्बाामेंनक न 
हर * हा... नील 
थ किक अ्ाआकलनाय... 83 
ख्च्य के 
3 ५ ३ /' । 
ली 
ऊस्‍ श्र कै. 


एक दिन वे पैलेटाइन हिल की चोटी हम तिबर नदी भी देख सकते हैं." 
पर चढ़े. "हाँ, यह सच है," रेमुस ने कहा. 

"देखो, रेमुस," रोमुलस ने कहा. "यह "लेकिन अब मैंने काफी देख लिया है. 
बहुत सुंदर स्थान है. हम यहाँ से बहुत अब मैं पहाड़ी से नीचे दौड़ना चाहता हूं." 


दूर तक का नज़ारा देख सकते हैं. "नहीं," रोमुलस ने कहा. 






न 
> कै 
कर 





कै न 
९ चे 


"चलो, दौड़ने की बजाए हम इस पहाड़ी 
पर एक घर बनाते हैं 

और फिर उन्होंने वही किया. उन्होंने 
एक सुंदर घर बनाया. 








फिर रोमुलस और रैमुस ने मिलकर एक 
और घर बनाया. 


"मैं अब घर बना-बनाकर थक गया हू ! 
रेमुस ने कहा. 


फिर वो उस पहाड़ी से नीचे भागा 
जहां भेड़िये के बच्चे रहते थे. भेड़िये के 
बच्चे भी अब रोमुलस और रेमुस की 
तरह ही बड़े हो गए थे. रेमुस भागा और 
उसने भेड़ियों के साथ शिकार किया. 
लेकिन रोमुलस पहाड़ी के ऊपर ही घर 
बनाता रहा. 





अध्याय 5 


रोमुलस ने पैलेटाइन हिल पर बहुत 
सारे घर बनाए. जब रोमुलस ने अपने 
बनाए हुए सुंदर घरों को देखा, तो उसे 
बहुत गर्व हुआ. 

"मुझे लगता है कि मुझे लड़ने से 
ज्यादा निर्माण करना पसंद है," उसने कहा. 

फिर उसने कुछ और घर बनाए. 
रोमुलस ने इतने सारे घर बनाए, कि उनसे 
एक शहर बन गया. 

उसका शहर बड़ा ओर बड़ा होता गया. 
वो शहर बहुत सुंदर भी था. 





दूर-दूर से त्रोग पैलेटाइन हिल पर रोमुलस ने उनके साथ अच्छा व्यव्हार किया. 
बने शहर में रहने के लिए आते. उनमें पते कई रात होते डिजा! 
से ज्यादातर गुत्राम थे जो अपने 
ज़ालिम मालिकों से बचकर भागे थे. 
वे गुलाम अपने मालिकों से मुक्त होना 
चाहते थे. 


उसने उन्हें अपने शहर में घर दिए. 







जल्द ही अधिक से अधिक लोग 
पैलेटाइन हिल पर बने बड़े, खूबसूरत 
शहर में रहने लगे जिसे रोमुल्स ने 
बनाया था. परन्तु रेमुस उस शहर में 
रहने नहीं आया. वो जंगल के भेड़ियों 
के साथ ही शिकार करता रहा. 





"मुझे लगता है कि मेरे शहर को एक 
नाम चाहिए!" रोमुलस ने एक दिन कहा. 

"सोचता हूँ कि मैं उसे क्‍या नाम दूं? 
वैसे शहर बहुत खूबसूरत है और बहुत 
बड़ा भी है बिल्कुल मेरी तरह." 

रोमुलस को खुद पर इतना गर्व था, 
उसने अपने ही नाम पर पेैलेटाइन हिल 
पर बसे उस खूबसूरत शहर का नाम 
रखा. उसने उसे 'रोम' नाम दिया क्योंकि 
रोम की शुरुआत ४-0- अक्षरों से होती 
थी, बिल्कुल 'रोमुलस' के नाम की तरह 


ही. 

















अध्याय 6 


"रोमुलस बड़ा और शक्तिशाली है," रोम में 
रहने वाले लोगों ने कहा. 

"उसने हमारे लिए अच्छे, मजबूत घर बनाए 
हैं. उसने आज़ाद होने में हमारी मदद की है, 
लेकिन वो लड़ाई में भी बहुत निपुण है. वो हमें 
ज़ालिम लोगों से बचा सकता है.” 

जल्द ही किसी ने कहा, "रोमुलस, भेड़ियों 
की तरह बहादुर ओर ताकतवर है. उसने हमारे 
लिए इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया. हम 
उसे अपना राजा क्‍यों नहीं बनाते?" 

"यह एक बहुत अच्छा विचार है," बाकी 
सभी नगरवासियों ने कहा. 

और इस प्रकार लोगो ने रोमुलस को 
अपना राजा बनाया. 





रोमुलस को रोम का राजा होने पर 


बड़ा गव॑ हुआ. 


वो खुश भी था. 


रोमुलस ने एक पार्टी देने का फैसला अब रोमुलस एक राजा था! उसने 


किया. उसने रेमुस को आमंत्रित किया. उन सभी लोगों के साथ नृत्य किया जो 
उसने अपनी भेड़िया माँ को भी आमंत्रित उस खूबसूरत शहर में रहते थे जिसे 
किया. भेड़िया मां भी उस पार्टी में आई. रोमुलस ने पैलेटाइन हिल पर बनाया 


उसे रोमुलस पर बहुत गव॑ था. था. 





समाष्त 





रेमुस भी पार्टी में आया. रात को 
उसने रोमुलस को अलविदा कहा. फिर 
रेमुस भेड़ियों के साथ शिकार करने के 
लिए पहाड़ी से नीचे भागा. 


